रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


BAR 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PARTII - Section 3 - Sub-section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 22 , 2010 / माघ 2, 1931 
NEW DELHI , FRIDAY, JANUARY 22 , 2010/ MAGHA 2, 1931 


सं . 130] 
No. 1301 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 22 जनवरी, 2010 
का . आ . 169 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 के खण्ड ( क ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत 
परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन 

और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्या का. आ . 179 ( अ ) , 
तारीख 8 फरवरी , 2005 जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 
खण्ड 3 , उप - खण्ड (ii ) , तारीख 8 फरवरी, 2005 में प्रकाशित की 
गई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में , " 37.000 कि . मी . " अक्षरों 
और संख्याओं के स्थान पर " 36. 710 किं . मी. " अक्षर और संख्याएं 
रखी जाएंगी । 
[ फा . सं. भाराराप्रा/ तक/ एलए/ डीईएल - गुर/ 2009 ] 

सुमेर सिंह गुलिया , उप - सचिव 
पाद टिप्पणी : मल अधिसचना सं . का . आ . 179 ( अ ) , तारीख 8 

फरवरी , 2005 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) , तारीख 
8 फरवरी , 2005 में प्रकाशित की गई थी और 
बाद में सं. का . आ . 1747 ( अ ) , तारीख 15 जुलाई , 
2009 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) , तारीख 
15 जुलाई, 2009 में संशोधित की गई । 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND 

HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January , 2010 
_ _ S . O . 169 ( E). - In exercise of the powers conferred 
by clause ( a ) of Section 3 of the National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ), the Central Government hereby makes 
the following further amendment in the notification of the 
Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping , 
Road Transport and Highways (Department of Road , 
Transport and Highways) number S .O . 179 (E ), dated the 
8th February , 2005 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section ( ii), dated the 
8th February , 2005 , namely : 

In the preamble to the said notification , for the 
letters and figures “ km . 37. 000 ” , the letters and figures 
“km. 36. 710 " should be substituted . 

[ F. No. NHAI/ Tech/ LA/ Del- Gur/ 2009 ] 

S. S. GULIA, Dy. Secy . 
Foot Note : The principal notification was published vide 

S . Q . 179 (E ), dated the 8th February, 2005, in 
the Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section 3 , Sub - section (ii), dated the 
8th February , 2005 and subsequently 
amended vide S . 0 . 1747( E ), dated the 
15th July, 2009 in the Gazette of India, 
Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub- section ( ii ) 
dated the 15th July , 2009. 


279 GI/2010 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


